निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 179 ) 


24 पौष 1936 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 14 जनवरी 2015 


वित्त विभाग 


- - 


अधिसूचनाएं 

13 जनवरी 2015 
1. सं0 1 / स्था०( ले०से०) -12 / 2014 - 446 / वि० — मो० असदुज्जमाँ (बिहार वित्त सेवा), जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० - 4200 दिनांक 15.09. 2014 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी गयी है, को अगले 
आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. सं0 1 / स्था०( ले०से०) -12 / 2014 -447 / वि० — श्री संजय कुमार प्रसाद (बिहार वित्त सेवा), जिनकी सेवा 
वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० - 4202 दिनांक 15. 09. 2014 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी गयी है, को अगले 
आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

3. सं0 1 / स्था०( ले०से०) -12 / 2014 -448 / वि० — श्री विनय कुमार (बिहार लेखा सेवा), वरीय कोषागार 
पदाधिकारी, महुआ को अगले आदेश तक सहायक निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

4. सं0 1 / स्था०( ले०से०) -12 / 2014 - 449 / वि० — श्री राम सुखित राय (बिहार लेखा सेवा), वरीय कोषागार 
पदाधिकारी, मधुबनी को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता 


5. सं0 1 / स्था०( ले०से० ) - 12 / 2014 - 450 / वि० — श्री राजेश कुमार सिंह - 2 (बिहार लेखा सेवा), वरीय 
कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर को अगले आदेश तक अवर बजट नियंत्रक - सह - अवर सचिव , वित्त विभाग , बिहार, पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 जनवरी 2015 
___ 6. सं0 1 / स्था०( ले०से०) - 12 / 2014 - 451 / वि० – श्री रमेश कुमार सुमन (बिहार लेखा सेवा), वरीय कोषागार 

अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया 


पा 


जाता है । 

___ 7. सं0 1 / स्था०( ले०से० )- 12 / 2014 - 452 / वि० — श्री नन्द किशोर सिंह (बिहार लेखा सेवा ), वरीय कोषागार 
पदाधिकारी, अरवल को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, बेतिया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

8. सं0 1 / स्था०( ले०से०) - 12 / 2014 - 453 / वि० – श्री राजेश प्रसाद यादव (बिहार लेखा सेवा), जिला भविष्य 
निधि पदाधिकारी, भोजपुर को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । श्री यादव के पदस्थापन के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या - 10117 दिनांक 07.11.2014 को उक्त हद तक 
संशोधित किया जाता है । 
(i) सभी स्थानांतरित पदाधिकारी अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर अपने नवपदस्थापित 

स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे । 

नव पदस्थापित पदाधिकारी माह फरवरी, 2015 का वेतन अपने नव पदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे । 
(iii ) संबंधित जिला पदाधिकारी उपरोक्त स्थानांतरित पदाधिकारियों को उनके प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये 
बिना स्थानीय व्यवस्था कर विरमित करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


( 11 ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 179-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


